रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


WHERE 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड ( ) 
PART II - Section3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


% 


सं. 302 ] 
. No. 3021 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 22 , 2012 / आषाढ़ 1 , 1934 
___ NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 22, 2012/ ASADHA 1 , 1934 


( 3 ) 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 जून , 2012 

सं. 42 / 2012 - सीमा - शुल्क 
सा . का .नि . 498 ( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा (1 ) के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , एतद्द्वारा , निदेश 
देती है कि निम्न सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाओं में उनके सामने 
उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में दी गई प्रविष्टि के अनुसार संशोधन या और संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, किया जायेगा , यथा : 

सारणी . 
क्र . सं. . अधिसूचना सं. तथा 

संशोधन 
तारीख 
( 2 ) 
100/ 2009 उक्त अधिसूचना में : 
सीमाशुल्क , दिनांक ( क ) पैराग्राफ 2 में - 
11 सितंबर , 2009 (I) शर्त ( 2) में ; "प्रत्येक उपयोगकर्ता भरेगा " शब्दों के स्थान पर 
( देखें सं. सा . का . नि . "5 जून, 2012 को या उसके बाद जारी किये गये प्राधिकरण के 
666( अ) दिनांक 11 लिए, पूंजीगत माल और निर्यात दायित्व की प्रमात्रा का ब्यौरा 
सितम्बर 2009 ) जिसको की सामान्य सेवा का प्रदाता भरेगा, का प्राधिकरण में 

उल्लेख किया जायेगा। " शब्द , अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 
( II ) शर्त (5) में 
( क ) प्रथम सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित 
किया जायेगा , यथा : 

(1 ) 


226561/2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part IIB _ SEC. 3(1)] 


" बशर्ते कि यदि प्राधिकरण 5 जून , 2012 को या उसके बाद 
जारी किया जाता है तो सामान्य सेवा प्रदाता बैंक गारण्टी के साथ 
एक बाण्ड भरेगा और यह बैंक गारंटी प्रत्यक्त शुल्क शत प्रतिशत 
राशि के बराबर होगा, जिसे सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा या सामान्य 
सेवा प्रदाता के विकल्प पर किसी एक प्रयोगकर्ता द्वारा या उसके 
समुच्चय द्वारा दिया जायेगा।" 
( ख ) इस प्रकार अंत : स्थापित परंतुक के पश्चात , वर्तमान पहले 
परंतुक में , शब्द , " बशर्ते कि ", के स्थान पर शब्द , " बशर्ते और भी 
कि " प्रतिस्थापित किये जायेंगे 
( ग) शर्त (7 ) में , शब्द "विशेष प्रयोगकर्ताओं " के पश्चात शब्द 
" या प्राधिकार धारक , जैसी भी स्थिति हो " अंत: स्थापित किये 
जायेंगे 
( घ) स्पष्टीकरण में , उपवाक्य ( 3 ) में , 
(i) उप - उपवाक्य (1) में 
( क ) शब्द "सामान्य सेवा प्रदाता और प्रत्येक विशिष्ट 
उपयोगकर्ता" के स्थान पर शब्द " सामान्य सेवा प्रदाता और 
प्रत्येक विशिष्ट उपयोगकर्ता जो कि प्राधिकरण में पृष्ठांकित हो 
या सामान्य सेवा प्रदाता और विशिष्ट उपयोगकर्ता जिनका ब्यौरा 
निर्यात के पहले सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को , 

जैसी भी स्थिति , हो देता है," प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 
( ख) दूसरे परंतुक में , शब्द " कुक्कुट और रेशम उद्योग, " के स्थान 
पर " कुक्कुट , रेशम उद्योग, कार्पेट , क्वायर और जूट , " 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
( ग ) पांचवे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को 
अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा 
___ " बशर्ते यह कि विदेश व्यापार महा निदेशालय द्वारा 
अधिसूचित ऐसे देशों को किए जाने वाले निर्यात को निर्यात 
औसत स्तर के निर्धारण में गिना नहीं जाएगा . 
( घ) छठे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को 

अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा 
" बशर्ते यह भी कि 5 जून,2012 को या उसके पश्चात जारी 
किए गए प्राधिकरण के मामले में , सामान्य सेवा के 
उपयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्यात के लिए, सामान्य 
सेवा प्रदाता के निर्यात दायित्वों के पूरा करने की दिशा में 
गणना करने के लिए, सामान्य सेवा के उपयोगकर्ता के 
संबंधित शिपिंग बिल में सामान्य सेवा प्रदाता के ईपीसीजी 


[ भाग ]!--- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। 


" 


प्राधिकरण ब्यौरा निहित होगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी 
को ऐसे निर्यात के पहले उपयोगकर्ता का ब्यौरा संसूचित कर 
दिया जाएगा " 

(ii) उपवाक्य ( 2) में , मद ( क ) में , 
( क ) उपमद (v) , शब्द , कोष्ठक , अंक और अक्षर, विद्युत 

परियोजनाएं और रिफाइनरी जो कि उपर्युक्त आईसीबी 
प्रक्रिया के ( iv ) में निहित नहीं है," के स्थान पर शब्द , 
कोष्ठक , अक्षर और अंक , " मेगा विद्युत परियोजनाएं जैसा 
कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 के उपवाक्य (ii ) में 

प्रदत्त," प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 
( ख) उपमद ( vi) में , शब्द और अक्षर, " जैसा कि आईसीबी के 

विरुद्ध ," के स्थान पर शब्द कोष्ठक , अक्षर और अंक, " जैसा 
कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 8. 2 के उपवाक्य ( ञ) में 

प्रदत्त," प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
101/ 2009- सीमा उक्त अधिसूचना में , 
शुल्क , दिनांक 11 ( क ) पैराग्राफ 2 में 
सितंबर , 2009 ( देखें (i) शर्त (3) में , शब्द " उपयोगकर्ता भरेगा " के स्थान पर शब्द , 
सं . सा . का .नि . अंक और अक्षर , " और 5 जून, 2012 या उसके पश्चात् जारी 
667 ( अ) दिनांक 11 | किए गए प्राधिकरण के लिए, पूंजीगत माल का ब्यौरा और 
सितम्बर 2009 ) निर्यात दायित्व की प्रमात्रा जो कि सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा 

भरा जाएगा का प्राधिकरण में उल्लेख होगा । 
(ii) शर्त (4) में , शब्द " भारत सरकार " के पश्चात निम्नलिखित 
परंतुक अंत :स्थापित किया जाएगा यथा, 
"बशर्ते कि यह शर्त वहां नहीं लागू होगी जहां कि टीयूएफएस के 
अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है और टीयूएफएस में व्यापार की 
सही दिशा ईपीसीजी के अंतर्गत आने वाले व्यापार की दिशा से 
भिन्न है या जहां कि टीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त किए गए 
लाभ को जीरो ड्यूटी ईपीसीजी प्राधिकरण को प्राप्त करने के 
पहले ब्याज समेत वापस कर दिया जाता है । 
(iii ) शर्त (5 ) में , अक्षर और शब्द , "एसएचआईएस स्क्रिप्स जो 
कि जारी नहीं हुई है " के स्थान पर शब्द और अक्षर , "बशर्ते कि 
यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां कि एसएचआईएस का लाभ 
पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और उसका उपयोग नहीं हुआ 
है तथा उसे वापस कर दिया गया है या जहां कि एसएचआईएस 
का लाभ प्राप्त कर लिया गया है और उसका उपयोग कर लिया 
गया है और जीरो शुल्क ईपीसीजी को प्राप्त करने के पहले , 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3(i)] 
ब्याज समेत उसकी वापसी हो गयी है । एसएचआईएस स्क्रिप्स 
जिनको कि वापस किया गया है या लाभ को लौटा दिया गया है 
या जारी नहीं हुआ है " अंत: स्थापित किए जाएंगे । 
(iv ) शर्त ( 8) में , सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 
अंत: स्थापित किया जाएगा : यथा 
" बशर्ते कि यदि प्राधिकरण 5 जून , 2012 को या उसके बाद 
जारी किया जाता है तो सामान्य सेवा -प्रदाता बैंक गारण्टी के 
साथ एक बाण्ड भरेगा और यह बैंक गारंटी प्रत्यक्त शुल्क की 
शत प्रतिशत राशि के बराबर होगा, जिसे सामान्य सेवा प्रदाता 
द्वारा या सामान्य सेवा प्रदाता के विकल्प पर किसी एक 
प्रयोगकर्ता द्वारा या उसके समुच्चय द्वारा दिया जायेगा। " 
( v) शर्त (10) में , शब्द , " विशिष्ट उपयोगकर्ता", के पश्चात् 
शब्द , " या प्राधिकरण धारक, जैसी भी स्थिति हो अंत: स्थापित 
किए जाएंगे। 
( ख) पैराग्राफ 4 में अंक , अक्षर और शब्द, "31 दिसम्बर 2012 ", 

के स्थान पर अंक , अक्षर और शब्द " 31 दिसम्बर 2013", 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
( ग ) स्पष्टीकरण में , उपवाक्य ( 3) में , 

(i) उप-उपवाक्य (1) में , 
( क ) शर्त (3) में , शब्द " सामान्य सेवा प्रदाता और प्रत्येक 
विशिष्ट उपयोगकर्ता " के स्थान पर शब्द " सामान्य सेवा प्रदाता 

और प्रत्येक विशिष्ट उपयोगकर्ता जो कि प्राधिकरण में पृष्ठांकित 
हैं या सामान्य सेवा प्रदाता और विशिष्ट उपयोगकर्ता जिनका 
ब्यौरा निर्यात के पहले सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा क्षेत्रीय 
प्राधिकारी को , जैसी भी स्थिति हो संसूचित कर दिया जाता है, " 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 
( ख) दूसरे परंतुक में , शब्द , " कुक्कुट और रेशम उद्योग," के 
स्थान पर शब्द " कुक्कुट, रेशम उद्योग, कार्पेट , क्वायर और 
जूट,” प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


( ग ) पाँचवे परंतुक के लिए निम्न परंतुक स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात; 
" यह भी शर्त है कि जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशक 
द्वारा अधिसूचित किया गया है ऐसे देशों को किया गया 


[ भाग II ...- खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निर्यात , निर्यात के औसत स्तर को नियत करने हेतु 
गिना जाएगा " , 
( घ) छठे परंतुक के बाद निम्न परंतुक प्रतिस्थापित 
किया जाएगा अर्थात ; 
" यह भी शर्त है कि जून 2012, अथवा उसके बाद के 
निर्यात प्राधिकरों के मामले में सामान्य सेवाओं के 
प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निर्यात को सामान्य सेवा 
प्रदाता के निर्यात दायित्वों की पूर्ति हेतु गिना जाएगा, 
सामान्य सेवाओं के प्रयोक्ताओं के संबंधित शिपिंग बिलों 
में सामान्य सेवा प्रदाता के ईपीसीजी प्राधिकार का 
विवरण निहित होगा और ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ताओं 
के विवरण के बारे में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 
अवश्य सूचित किया जाएगा 
( ii) उपखण्ड 2 में , मद ( क ) में 
( क ) उप -मद (v) में " आईसीबी प्रक्रिया के अंतर्गत 
उपर्युक्त (iv) में शामिल नहीं किए गये विद्युत 
परियोजनाओं तथा रिफाइनरियों के लिए ", शब्द, कोष्टक , 

आंकड़ों तथा शब्दावली हेतु, परियोजनाओं तथा 
रिफाइनरियों के लिए ", " विदेश व्यापार नीति के पैरा 8. 2 
के खण्ड च के उपखण्ड (ii) में किए प्रावधान के अनुसार 
मेगा विद्युत परियोजना " शब्द, कोष्टक , आंकड़े, 
शब्दावली प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
( ख ) उपमद ( vi) में " आईसीबी के विपरीत अनुसार " 
शब्दों तथा शब्दावली के लिए "विदेश व्यापार नीति के 
पैरा 8.2 के खण्ड ( अ ) में प्रावधान के अनुसार शब्द , 

कोष्टक , शब्दावली तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे 
102/ 2009- सीमा | उपर्युक्त अधिसूचना में , 
शुल्क , दिनांक 11 ( क) पैराग्राफ 2 में 
सितंबर, 2009 ) (i) शर्त ( 3) में " भारत सरकार " शब्दों के बाद , 
दिनांक 11सितंबर 

निम्न परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा 
2009 , सा. का .नि . सं. 

अर्थात् 
668 के तहत ) 

" बशर्ते कि यह शर्त वहां नहीं लागू होगी जहां कि 
टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है 
और टीयूएफएस में व्यापार की सही दिशा ईपीसीजी 
के अंतर्गत आने वाले व्यापार की दिशा से भिन्न है 

या जहां कि टीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त किए गए 
226552 /12--2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


लाभ को जीरो ड्यूटी ईपीसीजी प्राधिकरण को प्राप्त 
करने के पहले ब्याज समेत वापस कर दिया जाता 


(ii ) शर्त (4) में " एसएचआईआर " स्क्रिप्ट जो जारी नहीं 
किए गये हैं " शब्दों तथा शब्दावली के लिए " यह भी शर्त 
है कि यह शर्त जब लागू नहीं होगी जब पहले ही 
एसएचआईएस लाभ , जो अप्रयुक्त है, अभ्यर्पित कर 
दिया गया है अथवा एसएचआईएस के अंतर्गत जब 
टीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त किए गये लाभ को लागू 
ब्याज सहित , शून्य ड्यूटी ईपीसीजी प्राधिकार का लाभ 
लेने से पहले ही रिफण्ड दे दिया गया है । एसएचआई 
स्क्रिप्ट जो अभ्यर्पित कर दी गई है अथवा लाभ रिफण्ड 
कर दिया गया है अथवा जारी नहीं किया गया है " 
प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा । 
|(iii) शर्त ( 7) में तालिका के बाद 

(I) निम्न परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् ; 
" यह भी शर्त है कि निर्यात दायित्व उपर्युक्त विनिर्दिष्ट 
सामान्य निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत होगा जब 
उसकी पूर्ति निम्न हरित प्रद्यौगिकी उत्पादों द्वारा पूरी 
की जाएगी जैसे कि सौर ऊर्जा विकेन्द्रीकरण हेतु 
उपकरण और ग्रिड से जुड़े उत्पाद, बायोमॉस 
गैसीफायर , बॉयोमास अथवा वस्ट ब्वायलर, व्यापर 
एबजार्सन चिलर , वेस्ट हीट ब्वायलर , वेस्ट हीट 
रिकवरी एक यूनिट , अन्फायर्ड हीट रिकवरी स्टीम 
जेनरेटर , विन्ड अर्बाइन , सोलर कलेक्टर तथा उसके 
अंश, जल उपचार संयंत्र, विड मिरी तथा विंड टर्बाइन 
अथवा इंजन , अन्य जेनरेटिंग सेट - विंड पावर , 
इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वाहन , मोटर - कार , इलेक्ट्रिकल 
आपरेटेड वाहन - लारी तथा ट्रक इलेक्ट्रीकली आपरेटेड 
वाहन- मोटर साइकिल तथा मोपेड तथा सोलर सेल : 

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि अरुणाचल 
प्रदेश , असम , मणिपुर , मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, 
सिक्किम तथा त्रिपुरा में स्थित इकाईयों के लिए 
निर्यात दायित्व , उपर्युक्त निर्धारित सामान्य दायित्व के 
25 प्रतिशत होगा 
(II ) इस प्रकार अन्तःस्थापित उपर्युक्त उपबंधों के । 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बाद , मौजूदा प्रथाम परंतुक में "इसके अतिरिक्त शर्त " 
शब्दों के लिए " यह भी शर्त " शब्दों को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा 
( ख ) पैराग्राफ 4 में " 31 दिसम्बर 2012 अंकों , शब्दों 
तथा शब्दवली के लिए " 31 दिसम्बर 2013 " अंक , 
शब्द तथा शब्दावली प्रतिस्थापित किए जाएंगे 
( ग) स्पष्टीकरण , में खण्ड 2 में , 
(I) उपखण्ड (1 ) में - 
( क) द्वितीय परंतुक में मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी 
पालन शब्दों के लिए "मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन 
कारपेट , क्वायर तथा जूट " शब्द प्रतिस्थापित किए 

जाएंगे 
( ख ) पाँचवे परंतुक के लिए निम्न परंतुक स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात ; 
यह भी शर्त है कि जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशक 
द्वारा अधिसूचित किया गया है ऐसे देशों को किया गया 
निर्यात , निर्यात के औसत स्तर को नियत करने हेतु 
गिना जाएगा " , 
( II ) उपखण्ड 2 में , मद ( क ) में 
( क ) उप- मद (v) में शब्द , कोष्टक , आंकड़ों तथा 

शब्दावली हेतु , " आईसीबी प्रक्रिया के अंतर्गत 
उपर्युक्त (iv ) में शामिल नहीं किए गये विद्युत 
परियोजनाओं तथा रिफाइनरियों के लिए ", शब्द , 
कोष्टक , आंकड़े, शब्दावली "विदेश व्यापार नीति 
के पैरा 8. 2 के खण्ड च के उपखण्ड (ii) में किए 
प्रावधान के अनुसार मेगा विद्युत परियोजना " 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
( ख ) उपमद ( vi ) में " आईसीबी के विपरीत अनुसार " 

शब्दों तथा शब्दावली के लिए "विदेश व्यापार 
नीति के पैरा 8. 2 के खण्ड अ में प्रावधान के 
अनुसार शब्द , कोष्टक, शब्दावली तथा आंकड़े 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे 
उपर्युक्त अधिसूचना में 
( क) पैराग्राफ 2 में , शर्त (4 ) 
(i) प्रथम तालिका के बाद निम्न परंतुक प्रतिस्थापित 
।किया जाएगा अर्थात; 


4 . 


103/ 2009 - सीमा 
शुल्क, दिनांक 11 
सितंबर , 2009 
(दिनांक 11सितंबर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(6)] 


2009, सा . का . नि . सं. यह भी शर्त है कि निर्यात दायित्व, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट 
669 के तहत ) सामान्य निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत होगा जब 

उसकी पूर्ति निम्न हरिल प्रद्यौगिकी उत्पादों द्वारा पूरी की 
जाएगी जैसे कि सौर ऊर्जा विकेन्द्रीकरण हेतु उपकरण 
और ग्रिड से जुड़े उत्पाद , बायोमॉस गैसीफायर , बॉयोमास 
अथवा वेस्ट ब्वायलर , व्यापार एबजार्सन चिलर , वेस्ट 
हीट ब्वायलर, वेस्ट हीट रिकवरी एक यूनिट , अन्फायर्ड 
हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर , विन्ड अर्बाइन, सोलर 
कलेक्टर तथा उसके अंश, जल उपचार संयंत्र, विड मिरी 
तथा विंड टर्बाइन अथवा इंजन , अन्य जेनरेटिंग सेट 
विंड पावर , इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वाहन - मोटर - कार , 
इलेक्ट्रिकल आपरेटेड वाहन- लारी तथा ट्रक इलेक्ट्रीकली 
आपरेटेड वाहन - मोटर साइकिल तथा मोपेड तथा सोलर 


सेल 


इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि अरुणाचल 
प्रदेश , असम , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड , 
सिक्किम तथा त्रिपुरा में स्थित इकाईयों के लिए 
निर्यात दायित्व उपर्युक्त निर्धारित सामान्य निर्धारित 
दायित्व के 25 प्रतिशत होगा 
(ii ) इस प्रकार अन्तःस्थापित उपर्युक्त उपबंधों के 
बाद , मौजूदा प्रथाम परंतुक में "इसके अतिरिक्त 
शर्त " शब्दों के लिए " यह भी शर्त " शब्दों को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा 
( ख ) स्पष्टीकरण , में उपवाक्य 2 में , 
(I) उप -उपखण्ड (1) में - 
( क ) द्वितीय परंतुक में मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी 
पालन शब्दों के लिए "मुर्गी पालन , मधुमक्खी पालन 
कारपेट , क्वायर तथा जूट " शब्द प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे 
( ख) पाँचवे परंतुक के लिए निम्न परंतुक स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात ; 
यह भी शर्त है कि जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशक 
द्वारा अधिसूचित किया गया है ऐसे देशों को किया गया 
निर्यात , निर्यात के औसत स्तर को नियत करने हेतु 
गिना जाएगा " , 

(II) उपखण्ड 2 में , मद ( क ) में 


[ भाग II-- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( क ) उपमद (v) में शब्द , कोष्टक , आंकड़ों तथा 
शब्दावली हेतु , " आईसीबी प्रक्रिया के अंतर्गत उपर्युक्त 
( iv ) में शामिल नहीं किए गये विद्युत परियोजनाओं 
तथा रिफाइनरियों के लिए ", शब्द , कोष्टक , आंकड़े, 
शब्दावली "विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 के खण्ड 
च के उपखण्ड (ii ) में किए प्रावधान के अनुसार मेगा 
विद्युत परियोजना " प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 
( ख ) उपमद ( vi ) में " आईसीबी के विपरीत अनुसार " 
शब्दों तथा शब्दावली के लिए " विदेश व्यापार नीति 
के पैरा 8.2 के खण्ड अ में प्रावधान के अनुसार 
शब्द , कोष्टक, शब्दावली तथा आंकड़े प्रतिस्थापित 
किए जाएंगे । 


5. | 104/ 2009 उक्त अधिसूचना में , 

सीमाशुल्क , 
दिनांक 14 ( क) प्रारम्भिक पैरा में , “एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है " शब्दों से शुरू होने वाले 
सितम्बर , और तथा कोष्ठकों और शब्दों “ (जिसे इसके बाद कथित पर्जी कहा गया है),” से 
2009 . 

समाप्त होने वाले अंश को , निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
[ सा . का .नि . 

नामश: 
674( अ ), 
दिनांक 14 “एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है - 
सितम्बर , (i) पूंजीगत माल; और 
2009 के जरिए (ii) पहले आयातित पूंजीगत माल के लिए संघटक और अतिरिक्त एवं पुर्जे , 

जब भारत में विदेश व्यापार नीति के पैराग्रा। 3.16 के अनुसार हैसियत धारी 
प्रोत्साहन योजना के तहत जारी शुल्क साख पर्ची (जिसे इसके बाद कथित पर्जी 
कहा गया है ) के समक्ष आयात किया जाए," | 


( ख) शर्त (4) के लिए, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, नामश: 


“(4) यह कि कथित पर्ची अहस्तांतरणीय होगी और इसका प्रयोग शर्त (1) में 
विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत माल के आयात के लिए किया जाएगा: 


बशर्ते प्रक्रिया पुस्तिका खंड 1 के परिशिष्ट 37ख में विनिर्दिष्ट पूंजीगत 


2265 G7 /12 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SE 


- 


माल के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी: 


आगे यह शर्त है कि कथित पर्ची के समक्ष संघटक और अतिरिक्त एवं पूर्जे के 

आयात की अनुमति केवल निम्नलिखित के लिए दी जाएगी 
(i) पहले आयातित पूंजीगत माल के संदर्भ में , 
(ii) शर्त (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत माल के संदर्भ में , और 
(iii ) मूल रूप से जारी कथित पर्ची में शुलक साख धनराशि के दस प्रतिशत तक : 


यह भी शर्त है कि कथित पर्ची हैसियत धारकों के बीच इस शर्त के अधीन 
हस्तांतरणीय होगी कि हस्तांतरणकर्ता हैसियत धारक एक विनिर्माता है 

और ऐसा हस्तांतरण कथित पर्ची की वैधता अवधि के दौरान क्षेत्रीय 
प्राधिकारी से अनुमोदित हो, जिसमें उल्लेख हो कि हस्तांतरणकर्ता का किस 
क्षेत्र में विनिर्माण सुविधा है और किसके लिए हस्तांतरण की अनुमति दी 
गयी है: 


| यह भी शर्त है कि ऐसे हस्तांतरण पर , कथित पर्ची की वैधता अवधि अपरिवर्तित 
रहेगी " 


( ग) शर्त (5) के बाद, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, नामश: 


"(5क ) यह कि पहले आयातित पूंजीगत माल के लिए संघटक और अतिरिक्त एवं 
पुर्जे जो कथित पर्ची के समक्ष पहले आयात किए गए हैं , वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 
के अधीन पहले से ही आयातित पूंजीगत माल में प्रयोग के लिए हैं तथा कथित 
संघटकों और अतिरिक्तों एवं पुों की निकासी के समय यथा मामला सीमाशुल्क 
उपायुक्त या सहायक आयुक्त को इस आशय का एक वचनपत्र देगा कि कथित 
शर्त का अनुपालन न होने पर, मांग करने पर वह उसमें शामिल छूट को छोड़कर 
कथित सामग्री की निकासी की तारीख से प्रतिवर्ष पंद्रह प्रतिशत ब्याज के साथ 
देय शुल्क के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा । ” 


( घ) स्पष्टीकरण में , 


(I) खंड ( i) के बाद , निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, नामश: 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


"(iक ) “संघटक ” का अर्थ उपसंयोजन या संयोजन का कोई पुर्जा है जिससे 
विनिर्मित उत्पाद का निर्माण होता है और जिसमें इसे समाधित हो सकता है और 
इसमें किसी और संघटक का उपसाधन या संलग्नक शामिल हो सकता है । 


( ख) “ अतिरिक्त ” का अर्थ प्रतिस्थापन के लिए उपसंयोजन या संयोजन का कोई 
पुर्जा है, जो उपसंयोजन या संयोजन के ऐसे ही या समान पुर्जे को बदलने के लिए 
तैयार है तथा इसमें संघटक या उपसाधन शामिल हैं । 


( ग) “पुर्जा का अर्थ उपसंयोजन या संयोजन का कोई अवयव है जो आमतौर पर 
स्वयं ही उपयोगी नहीं होता और मरम्मत के प्रयोजन से उसे और विघटित नहीं 
किया जा सकता जो कोई संघटक , अतिरिक्त या कोई उपसाधन हो सकता है। " 


( II ) खंड (iii) में, “लाइसेंसिंग प्राधिकारी, ” शब्दों को “ लाइसेंसिंग प्राधिकारी या 
क्षेत्रीय प्राधिकारी ” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा. सं. 605/12/2012 - डीबीके ] 
राजेश कुमार अग्रवाल , अवर सचिव 


टिप्पणी: (i) मूल अधिसूचना सं. 100 / 2009-सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितंबर , 2009 भारत के राजपत्र , 

असाधारण , भाग -II, खंड-3, उपखंड (i) में सा . का . नि . संख्या 666 ( अ) दिनांक 11 सितंबर , 2009 के जरिए 
• । प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में 

सा. का. नि . संख्या 445 ( अ), दिनांक 14 जून, 2012 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.40 / 2012 -सीमाशुल्क , 
दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा किया गया था । 


(ii ) मूल अधिसूचना सं . 101/ 2009 -सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितंबर , 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग-II , खंड-3, उपखंड (i) में सा. का.नि . संख्या 667 ( अ) दिनांक 11 सितंबर , 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी 

और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड ( i) में सा. का. नि. संख्या 
445 ( अ), दिनांक 14 जून, 2012 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 40 / 2012- सीमाशुल्क, दिनांक 14 जून, 2012 
के द्वारा किया गया था । 
(iii) मूल अधिसूचना सं. 102 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितंबर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा . का.नि. संख्या 668 ( अ) दिनांक 11 सितंबर , 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी 

और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 11, खंड-3, उपखंड (i) में सा . का.नि . संख्या 
445 ( अ), दिनांक 14 जून , 2012 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 40 / 2012- सीमाशुल्क , दिनांक 14 जून, 2012 
के द्वारा किया गया था । 


ZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3(6 ] 
(iv ) मूल अधिसूचना सं. 103/ 2009-सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितंबर , 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग-II , खंड-3, उपखंड (i) में सा . का .नि . संख्या 669 ( अ) दिनांक 11 सितंबर , 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी 

और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II , खंड-3, उपखंड (i) में सा . का.नि . संख्या 
445 ( अ), दिनांक 14 जून , 2012 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/ 2012- सीमाशुल्क, दिनांक 14 जून , 2012 
के द्वारा किया गया था । 


(v) मूल अधिसूचना सं. 104 / 2009-सीमाशुल्क , दिनांक 14 सितंबर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग-II , 
खंड - 3, उपखंड (i) में सा. का.नि . संख्या 674 ( अ) दिनांक 14 सितंबर , 2009 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें 
अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3. उपखंड (i) में सा . का.नि . संख्या 445 ( अ), दिनांक 
14 जून , 2012 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 40 / 2012- सीमाशुल्क , दिनांक 14 जून , 2012 के द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departmentof Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd June, 2012 

No. 42 /2012- Customs 
GS.R . 498 ( E ).- -In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), specified in column (2 ) of the Table below , shall be 
amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in 
column (3 ) of the said Table, namely : 


SI. 


TABLE 
Notification 

Amendments 
number and 

date 

( 2 ) 
100/ 2009 In the said notification , 
Customs,dated | ( a) in paragraph 2 
the 11th 
September, (i) in condition (2 ), after the words “ each user would fulfil ” , the words, figures and 
2009 [ Vide | letters " and for authorizations issued on or after the 5th June, 2012 , the details of 
number the capital goods and the quantum of Export Obligation which Common Service 
G . S. R . 666 provider shall fulfil shall bementioned in the authorization ." shall be inserted . 
(E ), dated the 
11th 

| ( ii) in condition (5 ) 
September , 
2009] 

( A ) after the first Table , the following proviso shall be inserted, namely : 


[ YM 11 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


“ Provided that in case authorizations are issued on or after the 5th June, 2012, the 
Common Service provider shall execute the bond with bank guarantee and the 
bank guarantee shall be equivalent to hundred percent of the duty foregone, to be 
given by the Common Service provider or by any one of the users or a 
combination thereof, at the option of the Common Service provider:" . 


(B ) after the proviso as so inserted in the existing first proviso , for the words, 

“ Provided that” , the words, “ Provided further that" shall be substituted . 
(C ) in condition ( 7), after the words specific users" , the words " or the 

Authorization Holder , as the case may be,” shall be inserted . 


(b ) in the Explanation , in clause 3 , 


(I) in sub- clause (1) 


( A ) for the words “ Common Service provider and each of the specific users " , the 
words “ Common Service provider and each of the specific users endorsed in the 
authorization or the Common Service Provider and specific users whose details are 
informed prior to export by Common Service provider to the Regional Authority , 
as the case may be," shall be substituted . 


( B ) in the second proviso , for the words " poultry and sericulture,” , the words 
" poultry , sericulture, carpet , coir and jute," shall be substituted . 


(C ) for the fifth proviso , the following proviso shall be substituted , namely : 


“ Provided also that the exports made to such countries as notified by the 
Director General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing average level 
of exports :" . 


( D ) after the sixth proviso , the following proviso shall be inserted , namely: 


“ Provided also that in the case of authorisations issued on or after the 5th June , 
2012 , for exports by users of the common service, to be counted towards 
fulfilment of export obligation of Common Service provider , the respective 
shipping bills of the users of common service shall contain the EPCG 
Authorization details of the Common Service provider and concerned Regional 
Authority must be informed about the details of the users prior to such export ." 


( II) in sub-clause (2 ), in item (a), 


( A ) in sub - item (v ), for the words, brackets , figures and letters , " power projects 
and refineries not covered in ( iv ) above under ICB procedure ;” , the words, 
brackets, letter and figures, " mega power projects as provided in sub- clause ( ii) of 
clause (f) of para 8 .2 of Foreign Trade Policy;" shall be substituted . 


0 


/12 - ? 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IISec. 3 (1) ] 


- 


(B ) in sub - item (vi), for the words and letters , " as opposed to ICB;" , the words 
brackets , letter and figures , “ as provided in clause (j) of para 8.2 of Foreign 
Trade Policy;" shall be substituted . 


- 


| 2 . 


101/ 2009 In the said notification , 
Customs,dated (a ) in paragraph 2 
the 11th 
September, 

(i) in condition (3 ), after the words " each user would fulfil” , the words, figures and 
2009 [ Vide letters and for authorizations issued on or after the 5th June, 2012 , the details of 
number the capital goods and the quantum of Export Obligation which Common Service 
G .S .R . 667 provider shall fulfil shall be mentioned in the authorization ." shall be inserted . 
(E ), dated the 
11th 

(ii) in condition (4), after the words “ Government of India ”, the following proviso 
September, shall be inserted , namely: 
2009 ] 

“ Provided that this condition shall not be applicable where the benefit under TUFS 
has been obtained but exact line of business in TUFS is different from the line of 
business under EPCG or where benefits availed under TUFS are refunded , with 
applicable interest , before availing zero duty EPCG Authorization .” shall be 
inserted . 
( iii) in condition (5 ), for the letters and words, " SHIS scrips which are not issued ”, | 
the words and letters , " provided that this condition shall not be applicable where 
already availed SHIS benefit that is unutilized is surrendered or where benefits 
availed under SHIS that is utilized is refunded , with applicable interest, before 
availing zero duty EPCG authorization . SHIS scrips which are surrendered or 
benefit refunded or not issued " shall be substituted . 
( iv ) in condition (8 ), after the Table, the following proviso shall be inserted , 
namely : 
“ Provided that in case authorizations are issued on or after the 5th June, 2012 , the 
Common Service provider shall execute the bond with bank guarantee and the 
bank guarantee shall be equivalent to hundred percent. of the duty foregone, to be 
given by Common Service provider or by any one of the users or a combination 
thereof, at the option of the Common Service provider:" . 
( v ) in condition (10 ), after the words “ specific users" , the words “ or the 
Authorization Holder , as the case may be," shall be inserted . 
(b ) in paragraph 4 , for the figures , letters and word , “ 31S ! December , 2012 ” , the 
figures, letters and word , “ 315 December, 2013" shall be substituted . 


(c) in the Explanation , in clause 3 , 


(I) in sub -clause ( 1) 
(A ) for the words “ Common Service provider and each of the specific users ”, the 
words " Common Service provider and each of the specific users endorsed in the 
authorization or the Common Service provider and specific users whose details are 
informed prior to export by Common Service provider to the Regional Authority , 
as the case may be," shall be substituted . 


[ M 11 que 30 ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


(B ) in the second proviso , for the words “ poultry and sericulture,” the words 
" poultry, sericulture, carpet , coir and jute ," shall be substituted. 
(C ) for the fifth proviso , the following proviso shall be substituted, namely :- . 


" Provided also that the exports made to such countries as notified by the Director 
General of Foreign Trade , shall not be counted for fixing average level of 
exports :" . 
(D ) after the sixth proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 


" Provided also that in the case of authorisations issued on or after the 5th 
June, 2012 for exports by users of the common service, to be counted towards 
fulfilment of export obligation of Common Service the respective shipping 
bills of the users of common service shall contain the EPCG Authorization 
details of the Common Service provider and concerned Regional Authority 
must be informed about the details of the users prior to such export." 


( II ) in sub- clause (2 ), in item (a ), 
( A ) in sub -item (v ) for the words, brackets , figures and letters , " power projects 
and refineries not covered in ( iv ) above under ICB procedure ;" , the words, 
brackets, figures and letters , “mega power projects as provided in sub- clause ( ii ) of 
clause (f) of para 8 .2 of Foreign Trade Policy;" shall be substituted . 


| 3 . 


(B ) in sub - item ( vi), for the words and letters, “ as opposed to ICB;", the words, 
brackets, letter and figures, “ as provided in clause (i) of para 8 .2 of Foreign 

Trade Policy;" shall be substituted . 
102 /2009 . In the said notification, 
Customs,dated | (a ) in paragraph 2 
the 11th 
September , 

(i) in condition ( 3 ) , after the words " Government of India " , the following proviso 
2009 [ Vide | shall be inserted , namely: 
number 
G . S .R . 668 “ Provided that this condition shall not be applicable where the benefit under TUFS 
(E ), dated the | has been obtained but exact line of business in TUFS is different from the line of 
11th 

business under EPCG or where benefits availed under TUFS are refunded , with 
September, applicable interest, before availing zero duty EPCG Authorization .” . 
2009 ] 

(ii) in condition (4 ), for the letters and words, " SHIS scrips which are not issued " , 
the words and letters , “ provided that this condition shall not be applicable where 
already availed SHIS benefit that is unutilized is surrendered or where benefits 
availed under SHIS that is utilized is refunded , with applicable interest, before 
availing zero duty EPCG authorization . SHIS scrips which are surrendered or 
benefit refunded or not issued ” shall be substituted . 


(iii ) in condition (7 ), after the Table , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1] - SEC. 3 (1)] 


(I) the following provisos shall be inserted , namely : 


“ Provided that the export obligation shall be 75 % of the normal export obligation 
specified above when fulfilled by export of following green technology products , 
namely , equipment for solar energy decentralized and grid connected products , 
bio -mass gassifier , bio -mass or waste boiler , vapour absorption chillers , waste heat 
boiler , waste heat recovery units , unfired heat recovery steam generators, wind 
turbine , solar collector and parts thereof, water treatment plants , wind mill and 
wind mill turbine or engine, other generating sets - wind powered , electrically 
operated vehicles - motor cars , electrically operated vehicles – lorries and trucks, 
electrically operated vehicles - motor cycle and mopeds, and solar cells : 


Provided further that for units located in Arunachal Pradesh , Assam ,Manipur , 
Meghalaya , Mizoram , Nagaland , Sikkim and Tripura , the export obligation 
shall be 25 % of the normal export obligation specified above:” 


( II) after the provisos as so inserted in the existing first proviso, for the 
words, “ Provided further ” , the words, " Provided also ” shall be substituted . 


(b ) in paragraph 4, for the figures , letters and word , “ 31st December , 2012 ”, the 
figures, letters and word , " 315 December, 2013 ” shall be substituted . . 


. 


(c) in the Explanation , in clause 2, 


(I) in sub- clause (1) 


(A ) in the second proviso , for the words “ poultry and sericulture,” the words 
“ poultry , sericulture , carpet, coir and jute,” shall be substituted . 


(B ) for the fifth proviso , the following proviso shall be substituted, namely : 


“ Provided also that the exports made to such countries as notified by the Director 
General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing average level of 
exports :" . 


( II) in sub -clause (2), in item (a ), 


( A ) in sub - item (v), for the words, brackets , figures and letters , “ power projects 
and refineries not covered in (iv ) above under ICB procedure;" , the words, 
brackets , letter and figures, “mega power projects as provided in sub- clause ( ii) of 
clause (f) of para 8 .2 of Foreign Trade Policy ;" shall be substituted . 


(B ) in sub -item ( vi), for the words and letters, “ as opposed to ICB ;”, the words, 
brackets , letter and figures, “ as provided in clause ( ) of para 8.2 of Foreign 
Trade Policy;" shall be substituted . 


[ 417 [ — CUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


103/2009 . . | In the said notification , 
Customs, dated 
the 11th (a) in paragraph 2 , in condition (4 ), 
September, 
2009 [ Vide (i) after the first Table, the following provisos shall be inserted , namely , 
number 
G . S .R . 669 “ Provided that the export obligation shall be 75 % of the normal export obligation 
(E ), dated the specified above when fulfilled by export of following green technology products, 
11th 

namely , equipment for solar energy decentralized and grid connected products , 
September , bio -mass gassifier , bio -mass or waste boiler, vapour absorption chillers, waste heat 
2009 ] 

boiler, waste heat recovery units , unfired heat recovery steam generators, wind 
turbine , solar collector and parts thereof, water treatment plants , wind mill and 
wind mill turbine or engine, other generating sets - wind powered , electrically 
operated vehicles - motor cars, electrically operated vehicles – lorries and trucks, 
electrically operated vehicles – motor cycle and mopeds, and solar cells : 


Provided further that for units located in Arunachal Pradesh , Assam , Manipur , 
Meghalaya , Mizoram , Nagaland, Sikkim and Tripura , the export obligation 
shall be 25 % of the normal export obligation specified above:” 


( ii) after the provisos as so inserted , in the existing first proviso, for the words, 
“ Provided that” , the words, " Provided also that” , shall be substituted . 


(b) in the Explanation, in clause 2, 


(I) in sub clause (1) 


(A ) in the second proviso , for the words " poultry and sericulture," the words 
" poultry , sericulture , carpet, coir and jute ,” shall be substituted . 


( B ) for the fifth proviso , the following proviso shall be substituted , namely: 


“ Provided also that the exports made to such countries as notified by the Director 
General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing average level of 
exports :" . 


(II) in sub -clause (2), in item (a), 


( A ) in sub - item (v ) for the words, brackets, figures and letters , “ power projects 
and refineries not covered in ( iv ) above under ICB procedure ;", the words, 
brackets , letter and figures , “mega power projects as provided in sub - clause ( ii ) of 
clause (f) of para 8.2 of Foreign Trade Policy;" shall be substituted . 


(B ) in sub - item ( vi), for the words and letters , " as opposed to ICB ;" , the words, 
brackets, letter and figures, “ as provided in clause ( ) of para 8 .2 of Foreign 
Trade Policy;" shall be substituted . 


2265 GI/ 12 = 5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3(1)] 


In the said notification , 


. 


(a) in the opening paragraph , for the portion beginning with the words “ hereby 
exempts " and ending with the brackets and words “ (hereinafter referred to as the 
said scrip ),” , the following shall be substituted , namely : 


104 /2009 
Customs,dated 
the 14th 
September, 
2009 [ Vide 
number 
G .S .R . 674 
( E ), dated the 
14th 
September , 
2009 ] 


" hereby exempts – 
(i) capital goods; and 
( ii) components and spares and parts, for capital goods imported earlier , 
when imported into India against a duty credit scrip issued under the Status 
Holders Incentive Scheme in accordance with paragraph 3. 16 of the Foreign Trade 
Policy (hereinafter referred to as the said scrip ),” . 


(b) for Condition (4), the following condition shall be substituted , namely : 


" (4 ) that the said scrip shall be non - transferable and shall be used for import of 
capital goods relating to the sectors specified in condition (1) : 


Provided that the capital goods specified in appendix 37B of the Hand Book 
of Procedures volume 1 shall not be allowed for import : 


Provided further that the import of components and spares and parts against 

the said scrip shall be allowed only - 
(i) in respect of capital goods imported earlier , 
(ii) in respect of capital goods imported relating to the sectors specified in 
condition ( 1), and 
(iii) upto ten per cent of the duty credit amount in the said scrip originally issued: 


Provided also that the said scrip shall be transferable amongst the status 
holders subject to the condition that the transferee status holder is a 
manufacturer and such transfer is endorsed by the Regional Authority, during 
the period of validity of the said scrip , mentioning the sectors for which the 
transferee hasmanufacturing facility and for which the transfer is granted: 


Provided also that upon such transfer , the validity of the said scrip shall remain 
unchanged ." . 


(c ) after condition (5), the following condition shall be inserted , namely : 


“ (5A ) that the components and spares and parts , for capital goods imported 
earlier , imported against the said scrip shall be meant for use in the capital goods 
already imported and subject to actual user condition and the importer at the time 
of clearance of the said components and spares and parts , shall furnish an 
undertaking to this effect to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant 
Commissioner of Customs, as the case may be, that in case of non compliance of 


( T 


- TUG 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


the said condition , he shall pay on demand an amount equal to the duty leviable , 
but for the exemption contained herein together with interest at the rate of fifteen 
percent. per annum from the date of clearance of the said materials .” 


(d) in the Explanation , 


(1) after clause (i), the following clauses shall be inserted , namely : 


" ( ia) “ Component” means one of the parts of a sub -assembly or assembly of which 
a manufactured product is made up and into which it may be resolved and it 
includes an accessory or attachment to another component. 


( ib ) " Spares " means a part or a sub -assembly or assembly for substitution , that is 
ready to replace an identical or similar part or sub -assembly or assembly and it 
includes a component or an accessory . 


( ic ) “ Part” means an element of a sub- assembly or assembly not normally useful 
by itself , and not amenable to further disassembly for maintenance purposes which 
may be a component, spare or an accessory ." . 


( II) in clause ( iii ), for the words “ Licensing Authority " , the words “ Licensing 
| Authority or Regional Authority " shall be substituted . 

[F. No. 605 / 12 / 2012 -DBK ] 
RAJESH KUMAR AGARWAL ,Under Secy. 


Note : (i) The principal notification number 100 /2009- Customs, dated the 11th September, 2009 was 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S.R .666 
( E ), dated the 11th September , 2009 and was last amended by notification No. 40 /2012 - Customs, dated the 
14th June, 2012 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide 
number G .S .R .445 (E ), dated the 14th June , 2012 . 


( ii ) The principal notification number 101 /2009 - Customs, dated the 11th September , 2009 was 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part 11, Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S.R .667 
(E ), dated the 11th September , 2009 and was last amended by notification No. 40 /2012 - Customs, dated the 
14th June, 2012 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) vide 
number G .S . R .445 ( E ), dated the 14th June, 2012 . 


(iii) The principal notification number 102 /2009 -Customs, dated the 11th September, 2009 was 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) vide number 
G .S .R .668 (E ), dated the 11th September, 2009 and was last amended by notification No . 40 /2012 - Customs, 
dated the 14th June , 2012 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section 
(i) vide number G . S.R .445 (E ), dated the 14th June, 2012 . 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II SEC . 3 (1) ] 
( iv ) The principal notification number 103/2009 -Customs, dated the 11 September, 2009 was 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number 
G .S .R .669( E ), dated the 11 September, 2009 and was last amended by notification No. 40 /2012 - Customs, 
dated the 14h June, 2012 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section 
(i) vide number G . S.R .445 ( E ), dated the 14h June, 2012 . 


(v ) The principal notification number 104/2009 - Customs, dated the 14th September, 2009 was published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S. R .674 ( E ), dated 
the 14h September, 2009 and was last amended by notification No. 40 /2012 - Customs, dated the 14 " June , 
2012 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i) vide number 
G . S. R .445 (E ), dated the 14 " June, 2012 . 


Printed by the Manager, Govemment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


- 


